YO 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 754 राँची, शुक्रवार , 


27 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 


13 सितम्बर , 2019 


विषयः-नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY( U) को झारखण्ड 

राज्य के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किये जाने हेतु निर्गत संकल्प संख्या -171, दिनांकः 
05.02.2016 में संशोधन किए जाने के संबंध में । 


संकल्प संख्याः 03/ न 0 प्र0 नि 0 /PMAY - BLC - FY 20017-18/29 /2017-3760-- भारत के राष्ट्रपति 
एवं प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न अवसरों पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने की अवधि तक 
प्रत्येक परिवार को आवश्यक नागरिक सुविधा प्रदान करने के साथ “ सभी के लिए आवास ( शहरी) के 
सफल क्रियान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संकल्प संख्या-171 दिनांकः-05.02.2016 
निर्गत की गयी है । 

उक्त संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं : 


2 . 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 27 सितम्बर, 2019 


उप 


प्रावधान 


5.6.1 


5.6.2 


उप 
कंडिका 
कण्डिका कण्डिका 

संशोधित प्रावधान 
संख्या 
सं ० सं ० 

केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 20 % केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 20 % की 
की प्रथम किश्त Plinth Level तक प्रथम किश्त Foundation से Plinth Level 
निर्माण हेतु देय होगी । 

तकनिर्माण हेतु देय होगी। 
केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 30 % केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 30 % की 
की द्वितीय किश्त Plinth Level से द्वितीय किश्त Plinth Level से Lintel 
Lintel Level तक निर्माण हेतु देय Level तकनिर्माण हेतु देय होगी। 
होगी । 
केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 20 % केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 40 % की 
की तृतीय किश्त Lintel Level से तृतीय किश्त Lintel Level से Completion 
Roof Level तक निर्माण हेतु देय तक निर्माण हेतु देय होगी । 
होगी । 
केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 30 % केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि का 10 % की 
की चतुर्थ एवं अंतिम किश्त की राशि चतुर्थ एवं अंतिम किश्त की राशि आवास 
आवास के Finishing कार्य हेतु देय निर्माण के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र निर्गत 
होगी । 

होने के पश्चात देय होगी । 


5 


5.6 


5.6.3 


5.6.4 


3 . 


4 . 


5 . 


लाभुक के प्रत्येक किश्त का भुगतान Geotagging कर लिए जाने के पश्चात् एक सप्ताह के 
अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। 

लाभुक के तृतीय एवं चतुर्थ किस्त का भुगतान नये प्रावधान के अनुसार किया जाएगा । 

मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या -301 दिनांकः 11.03.2015 की 
कंडिका 1.1 के आलोक में उपरोक्त पर दिनांकः 05.09.2019 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद 
संख्या -10 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। 

यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा, तथा इस संकल्प का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित 
किया जाएगा । 


6 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 754 -- 200 


